निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 2 माघ 1937 ( श0 ) 
( सं० पटना 73 ) पटना , शुक्रवार , 22 जनवरी 2016 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

21 जनवरी 2016 
सं०म०मं0 - 02 / स्थाo - 10 - 03/ 2016 - 73 - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या - 66 , दिनांक 19. 01. 2016 
के आलोक में श्री प्रशांत किशोर, पिता - डॉ श्री कान्त पाण्डेय को पद ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक परामर्शी, नीति एवं 
कार्यक्रम कार्यान्वयन के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

02. मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम -कार्यान्वयन का दायित्व राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित 
नीतियों, संकल्पों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण एवं प्रभावी और परिणामोन्मुख कार्यान्वयन तथा निर्धारित समयावधि में लक्ष्यों की 
प्राप्ति के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री को आवश्यक परामर्श एवं सहयोग देंगे तथा इन्हें समय - समय पर राज्य के विकास से 
संबंधित नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित अन्य दायित्व भी सौंपे जा सकेंगे । 
___ 03. श्री किशोर को राज्य के मंत्री का दर्जा एवं सुविधाएँ देय होंगी । 

04. मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन का नियंत्री विभाग , मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , 
बिहार, पटना होगा । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट में प्रकाशित की जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 73-571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih . nic.in 


